निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 207 ) पटना , वृहस्पतिवार 7 फरवरी 2019 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा ) 


अधिसूचना 

5 फरवरी 2019 
सं0 ओ /बि0 मा0आ0 - 13 / 2018 - 1319 - श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह , सेवानिवृत्त 
प्रधान जिला न्यायाधीश, सिविल कोर्ट , शिवहर को बिहार मानवाधिकार आयोग , पटना में 
दो (02) वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक या अगले आदेश तक ( जो 
भी पहले हो ) के लिए सहायक निबंधक के पद पर नियोजित किया जाता है । 

2 . इन्हें वेतन एवं भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 - 21 05 
दिनांक 02. 03 . 2016 के अनुरूप देय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

उमेश प्रसाद रजक , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 207 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


